सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 554 राँची , बुधवार , 


9 अगस्त , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2017 


संख्या- 06 / पी० ( नई यो०)- 25 / 2016- 1162 / स्वा०,-- भारत सरकार के दिशा-निदेश के आलोक में 
झारखण्ड राज्य में त्रि -वर्षीय बी०एस०सी० सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के संचालन पर राज्य योजना 
प्राधिकृत समिति की दिनांक 9 दिसम्बर , 2016 की सम्पन्न बैठक में दी गयी स्वीकृति के आलोक में 
विभागीय राज्यादेश सं० 171 (6) ब दिनांक 13 जनवरी , 2017 के द्वारा इस योजना की स्वीकृति 
प्रदान की गई है । 

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , सामुदायिक स्वास्थ्य 
केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जाती है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र 
पंचायत स्तर पर स्थित है , इस स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं 
किये जाते है । परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन 
स्वास्थ्य उपकेन्द्र जाना अनिवार्य है । वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पूर्णकालिक कर्मी के रूप में 
मात्र ए०एन०एम० कार्यरत है | झारखण्ड राज्य में कुल 3958 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 
वर्तमान में झारखंड में चिकित्सा पदाधिकारियों के स्वीकृत बल के विरूद्ध रिक्तियों को 
भरने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन अभी तक पर्याप्त संख्या में चिकित्सा पदाधिकारी 
उपलब्ध नहीं हो सके । चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाने पर भी चिकित्सा पदाधिकारी 
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं तथा PG Course में नामांकन ले लेने के बाद 
ग्रामीण क्षेत्रों में वापस नहीं लौटते हैं | 


भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में उक्त कठिनाईयों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों 
के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण 
हेतु कम्युनिटी हेल्थ एसीस्टेन्टस (Community Health Assistants) के लिए बी. एस. सी .-कम्युनिटी हेल्थ 
का कोर्स प्रारंभ किया जाना है | B. Sc in Community Health अन्तर्गत 312 वर्षीय पाठ्यक्रम विकसित 
करने की योजना है जिसके उपरांत इनकी सेवा ली जा सकती है ताकि समाज के अन्तिम पंक्ति को 
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा सके । इसी प्रकार के समानान्तर कोर्स असम एवं छत्तीसगढ़ राज्यों 
में सफलतापूर्वक चलाया जा चुका है और इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी 
स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं । 


झारखण्ड के B. Sc in Community Health का कोर्स प्रारंभ करने हेतु लोक स्वास्थ्य संस्थान , 
नामकुम, राँची नोडल संस्थान के रूप में कार्य करेंगे । यह संस्थान कोर्स की योजना एवं प्रशासनिक 
कार्य निदेशक प्रमुख , स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की देखरेख में करेगी । यह संस्थान कोर्स के संचालन 
हेतु प्रशिक्षण स्थल को चिन्हित करेंगे । स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 
अन्तर्गत नामकुम , राँची में लोक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वांगीण विकास , 
ज्ञानवर्द्धन , तकनीकी कुशलता, नई शोध के उन्नयन हेतु की गई है । यह संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं को 
बेहतर बनाने हेतु प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके सहयोग से जिला स्तर तक अपने 
कार्यो का सम्पादन करेगी । 


प्रथम चरण में दो ट्रेनिंग संस्थानों - लोक स्वास्थ्य संस्थान, नामकुम , राँची एवं स्वास्थ्य एवम् 
परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ( Health & Family Welfare Training Center), हजारीबाग जिनके पास 
भवन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं , को चिन्हित किया गया है जिसमें बी. एस. सी . ( कम्युनिटी हेल्थ ) 
कोर्स प्रारंभ किया जाएगा | 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अगस्त, 2017 
प्रस्तावित बी. एस. सी .- कम्युनिटी हेल्थ इस कोर्स का विषय वस्तु (Curriculum) इस प्रकार बनाया 
कोर्स ( Proposed B.Sc Community | गया है जिससे स्नातकों को आवश्यक पब्लिक हेल्थ व 
Health Course ) 

एम्बुलेट्री केयर ( Ambulatory care ) की जानकारी प्राप्त हो 
सके , जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 
अन्तर्गत दी जानेवाली स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर एवम् 
प्रभावी ढंग से प्रदान किया जा सके । इस संबंध में पूर्ण 
विवरण एनेक्सर- 1 पर संलग्न है । 


नोडल पदाधिकारी व संचालन संस्थान 


प्रस्तावित कोर्स के नोडल पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वा . 
सेवाएँ होंगे । कोर्स के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया लोक 
स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के तत्वावधान में की 
जाएगी । 


course) 


कोर्स की मान्यता ( Accreditation the • इस कोर्स का विषय वस्तु , मेडिकल काउंसिल ऑफ 

इंडिया ( Medical Council of India ) व नेशनल बोर्ड ऑफ 
एक्जामिनेशन ( National Board of Examination ( NBE)) 
के द्वारा गठित समिति के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया 
है | कोर्स की मान्यता के अतिरिक्त इस हेतु न्यूनतम 
मानक ( minimum standards ) भी निर्धारित किया 
जायगा । 
कोर्स की उपाधि , राँची विश्वविद्यालय द्वारा दिया 
जाना प्रस्तावित है । नशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन 
( National Board of Examination ( NBE)) के द्वारा तय 
किये गये कोर्स का विवरण एनेक्सर-1 में संलग्न है । 
यह कोर्स अंग्रेजी व हिन्दी भाषा के माध्यम से 

संचालित होगा । 
__ B.Sc in Community Health को बी०एस०सी० साईन्स के 

समतुल्य निर्धारित किया जाएगा । इस बिन्दु पर 
उच्चत्तर शिक्षा एवं तकनीकी विभाग की सहमति प्राप्त 
की जाएगी । 
नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर ( National Health 
Systems Resource Center ( NHSRC )), दिल्ली , 
standardized learning हेतु संसाधन प्राप्त कराने में 
सहायता प्रदान करने हेतु इच्छुक है । 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 
प्रशिक्षण संस्थान का कार्य विवरण • इस कोर्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य 
(Role of Training Institute ) 

संस्थान द्वारा निर्धारित विषय-वस्तु के आधार पर 
सदर अस्पतालों के प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जायेगा । 
कोर्स के इंटर्नशिप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 
स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में किया जाएगा । 
झारखण्ड के दो ट्रेनिंग संस्थानों - राँची में स्थित लोक 
स्वास्थ्य संस्थान एवं हजारीबाग में स्थित स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ( Health & Family 
Welfare Training Center ) में इस कोर्स हेतु आधारित 
संरचना ( Infrastructure) जैसे शिक्षण कक्ष एवं 

आवासीय भवन उपलब्ध है | 
शिक्षकों का चयन ( Selction of 

नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर ( National Health 
Teachers) 

Systems Resource Center ( NHSRC)), दिल्ली , 
standardized learning हेतु संसाधन प्राप्त कराने में 
सहायता प्रदान करने हेतु इच्छुक है । टेली- एडुकेशन 
सिस्टम (Tele -education systems ) व web -based 
packages के द्वारा भी शिक्षण दिया जायेगा | 
कोर्स के लिये पार्ट टाईम (Part time ) शिक्षकों की सेवा 
ली जायेगी । पार्ट टाईम शिक्षक मेडिकल कॉलेजों के 
सेवारत व सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा राज्य सरकार के 
सेवारत एवं सेवानिवृत्त विषय विशेष के विशेषज्ञ 
चिकित्सक होंगे , जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा इस 
मानदेय का निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वा० सेवाएँ , 
झारखण्ड द्वारा गठित कमिटी के सदस्यों के द्वारा 
योजना- सह-वित्त विभाग द्वारा समय - समय पर संविदा 
पर नियुक्ति एवं सेवानिवृति के पश्चात नियुक्त कर्मियों 
का मानदेय का निर्धारण योजना- सह -वित्त विभाग 

द्वारा समय- समय पर निर्गत संकल्पों के आधार पर 
किया जाएगा | 


कोर्स हेतु अभ्यर्थियों का चयन • अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय के नियमानुसार व 
(Selection of candidates for the राज्य के आरक्षण रोस्टर ( Roster ) के आधार पर किया 
course) 

जायेगा | JCECEB द्वारा MBBS Course में प्रवेश हेतु 
निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक एवं उम्र सीमा लागू होगी । 
• इस कोर्स हेतु अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन Jharkhand 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 


Combined Entrance Competitive Examination Board 
द्वारा open written examination द्वारा किया जायेगा | 
इस कोर्स हेतु विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर पर 
झारखण्ड राज्य के निवासियों में से किया जायेगा । 
बी. एस . सी . ( कम्युनिटी हेल्थ ) कार्यक्रम की विवरणिका 
में Career Profile एवं कैडर और Occupation से 

संबंधित विस्तृत जानकारी होगी । 
कोर्स उपरांत पदस्थापन ( Posting • सभी विद्यार्थी जो सफलतापूर्वक कोर्स को पूरा करेंगे , 
after completion of course ) 

वह निदेशक प्रमुख , स्वा० सेवाएँ स्वास्थ्य निदेशालय 
द्वारा गठित स्थापना समिति के अनुशंसा/निर्णय पर 
विभिन्न स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कम्युनिटी हेल्थ 
एसीस्टेंटस के पद पर कार्य करेंगे । 
आवश्यकतानुसार इनकी सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 
में भी ली जाएगी । 
इनका मानदेय Pay Band II (9300 -34800) + Grade Pay 
4200 - वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही वेतन देय 
होगा । जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण के पद के सदृश्य होगा | 
इन्हें नियोजन हेतु समकक्ष पदों पर छूट दी जा 

सकेगी । 
पद सृजन एवं नियमावली 

निदेशक प्रमुख , स्वास्थ्य सेवाएँ के द्वारा कम्युनिटी 
हेल्थ एसीस्टेंटस के नये स्थायी पदों के सृजन किया 

जायगा तथा नियुक्ति नियमावली बनायी जायेगी । 
• नियमावली में कम्युनिटी हेल्थ एसीस्टेंटस के सेवा शर्तों 

का उल्लेख रहेगा । 
कम्युनिटी हेल्थ एसीस्टेन्टस के कार्य कम्युनिटी हेल्थ एसीस्टेन्टस को स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में 
विवरण ( Role of Community Health पदस्थापित किया जायेगा | ये 5000 आबादी को प्रारंभिक 
Assistants ) 

उपचार सेवा के अतिरिक्त Promotive and Preventive 
चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु निम्न कार्य करेंगे - 


• सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ( National Health 
___ Programme ) को लागू करना | 
• क्षेत्र में ए. एन . एम ., एम . पी . डब्ल्यू . व सहिया के कार्यों 

का पर्यवेक्षण करना । 
• अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे आई. सी . डी . एस. , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 

एस . बी . एम . ( स्वच्छ भारत मिशन ) आदि के साथ 
समन्वय स्थापित करते हुए एकीकृत रूप से कार्य 
करना । 
वयस्क व बच्चों के साधारण रोगों के लिए प्रारंभिक 
उपचार प्रदान करना । गंभीर रोगियों का उपचार 
चिकित्सा पदाधिकारी के देखरेख में उनके निदेशानुसार 
करना । 
रेफर किये जाने लायक बीमार मरीजों का चयन कर 
उनको प्राथमिक उपचार करते हुए रेफर 

करना । 
• सामान्य प्रयोगशाला जाँच जैसे-हीमोग्लोबिन , मलेरिया 

परजीवी आदि की जाँच करना । 
• उस क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का 

डाटाबेस अद्यतन रखना | 
निदेशक प्रमुख , स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड , राँची के 

द्वारा गठित समिति के सहमति के पश्चात् उपरोक्त 
कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों का दायित्व भी दिया 
जा सकता है । आवश्यकतानुसार दायित्वों का संशोधन 
भी किया जा सकता है । 
कम्युनिटी हेल्थ एसीस्टेंटस केवल सरकारी स्वास्थ्य 
केन्द्र में ही कार्य कर सकेंगे । इसके अलावा वे कही 
बाहर किसी निजी संस्थान में कार्य नहीं कर सकेंगे । 


mmm 


B. Sc. in Community Health का पाठ्यक्रम (एनेक्सर - 1) लोक स्वास्थ्य संस्थान नामकुम , 
राँची में 31 /2 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन , छात्रावास इत्यादि उपलब्ध है । लोक स्वास्थ्य 
संस्थान, नामकुम राँची का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत निबंधन एवं पद सृजन प्रक्रियाधीन 
है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य संस्थान, नामकुम राँची में 60 सीट प्रति वर्ष नामांकण कर 
B. Sc. in Community Health पाठ्यक्रम संचालन किया जाय तथा हजारीबाग में स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ( Health & Family Welfare Training Center ) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 
वित्तीय मदद प्राप्त करते हुए 40 सीट प्रति वर्ष नामांकन कर बी. एस. सी . कम्युनिटी हेल्थ ( B. Sc . 
Community Health) पाठ्यक्रम संचालन किया जाए | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 
लोक स्वास्थ्य संस्थान , नामकुम , राँची नोडल संस्थान के रुप में कार्य करेगा । 
बी०एस० सी० सामुदायिक स्वास्थ्य (B. Sc.CH) पाठ्यक्रम लोक स्वास्थ्य संस्थान में 60 सीटों पर 
प्रारंभ किया जाना है । निर्धारित योग्यता झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् के निर्धारित 
मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा | छात्रों के चयन प्रक्रिया को व्यापक बनाये रखने के लिए राज्य 
स्तर पर प्रवेश परीक्षा झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् के द्वारा कराने का निर्णय 
लिया गया है । प्रत्येक वर्ष इस पाठ्य क्रम के लिए छात्रों का चयन निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक मे 
की जायेगी 


• (क ) पाठ्यक्रम का नाम बी०एस०सी० सामुदायिक स्वास्थ्य होगा एवं पाठ्यक्रम की अवधि 31/2 

वर्ष की होगी । यह पाठय क्रम बी०एस०सी० साइन्स के समतुल्य होगा एव उपाधि रांची 
विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी । 
• ( ख ) इसका सत्र जुलाई से जून रहेगा तथा पाठ्य क्रम की भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी होगी । 
• ( ग) पाठ्यक्रम के Theory का पाठन लोक स्वास्थ्य संस्थान , नामकुम , राँची एवं परिवार 

कल्याण केन्द्र , हजारीबाग में तथा Clinical का पाठन , सदर अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य 

केन्द्रों , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर कराया जायेगा । 
• ( घ) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित 

खुली लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची के आधार पर 60 का नामांकन लोक 
स्वास्थ्य संस्थान , नामकुम, रांची तथा 40 का नामांकन परिवार कल्याण केन्द्र , हजारीबाग में 
किया जायेगा । 
( ड) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए एम०बी०बी०एस० पाठ्य क्रम के समतुल्य 
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10 + 2 ( भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, अंग्रेजी) अथवा 
समकक्ष परीक्षा के भौतिकी , रसायनशास्त्र , जीव विज्ञान में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के 
साथ उर्तीण होना आवश्यक होगा जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यह सीमा 40 

प्रतिशत रहेगी । 
• ( च) 10 + 2 अथवा समकक्ष के परिक्षार्थी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु 

कॉन्सेलिंग की तिथि से पूर्व उन्हें आवश्यक अंक सहित उतीर्ण घोषित होना अनिवार्य होगा | 
( छ) अभ्यर्थी को कार्मिक , प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या - 3198 
दिनांक 18 अप्रैल, 2016 एवं अन्य संबंधित संकल्पों के अनुसार झारखंड राज्य का स्थानीय 
निवासी होना आवश्यक है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 9 अगस्त , 2017 
( ज ) अभ्यर्थी की आयु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा एम०बी०बी०एस० 
पाठ्य क्रम हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित आयु नामांकन वर्ष के 31 दिसम्बर तक अथवा 

को न्यूनतम 17 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक होगा । 
• ( झ ) प्रत्येक वर्ष नामांकन हेतु कोटि वार आरक्षण रोस्टर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राज 

भाषा विभाग , झारखण्ड के संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17 फरवरी , 2009 के आलोक में 
निर्धारित की जायेगी । 
( ट) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी 
आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए राज्य स्तर पर प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करके 
आरक्षण कोटिवार मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची निदेशक प्रमुख , स्वास्थ्य सेवाएं को उपलब्ध 
करायी जायेगी । 
(ठ ) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा उपलब्ध करायी गई मेधा 
सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आलोक में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नामाकंन की 
प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर त्रिपाठी , 
अपर मुख्य सचिव । 


ŞRGUS JHT (3HTEIRUT) TEAR , 9 30ta , 2017 

ANNEXURE 1 : COURSE CONTENT 


1. Semester 1 

a . Concepts of Health and Disease 
b . Approach to clinical symptoms 


Semester 2 
a. Social and Behavioural Sciences 
b . Health Promotion 
c . Nutrition 
d . Epidemiology of basic diseases 
e . Reproductive and Child Health 


3. Semester 3 & 4 

a . Environment Health 
b . Reproductive and Child Health 
c . Bio - Statistics 
d . Basic Epidemiology 
e . Demography and Vital Statistics 


Semester 5 & 6 
a . Non communicable disease 
b . Health care of elderly 
c . Health Planning and management 
d . School Health 
e . Health Care System 


5 . Internship - 6 months 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SRCUS JUIC ( 37HTERUT) 554 - - 50 


